रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004/ 99 


REGD. No D. L.-33004/99 


" 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (i) 
PART II— Section 3 – Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


. 


सं . 591 ] 
No. 591 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 22, 2000 / अग्रहायण 1, 1922 
NEW DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 22 , 2000 /AGRAHAYANA 1 , 1922 


- 


खान मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 नवम्बर , 2000 
सा. का. नि . 886 ( अ ). - खान और खनिज ( विकास और 
विनियमन ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 17 की उप 
धारा (2 ) और ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार , आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के उपरांत , 
आंध्र प्रदेश राज्य में सीसे, जस्ते तथा तांबे के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक 
सर्वेक्षण के माध्यम से क्षेत्रीय गषेषण आरम्भ करने का विचार रखती है 

और यह घोषणा करती है कि कुड्डापाह जिले में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा 
के भीतर आने वाले क्षेत्र के लिए दिनांक 31 मार्च, 2002 तक कोई 
टोही परमिट अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्रदान नहीं 
किया जाएगा : 

आरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र 
( क ) टिप्पीरेड्डीपल्लै ब्लॉक , 

जिला कुड्डापाह - 4.375 वर्ग कि . मी . 
( ख ) 

टिप्पीरेड्डीपल्लै विस्तार ब्लॉक , 

जिला कुड्डापाह - 5.95 वर्ग कि . मी . 
अक्षांश और देशान्तर द्वारा सीमांकित क्षेत्र 
( क ) 14°54 10" से 14°55 45 " 

784755 " से 78° 49 00 " 
( ख ) . 14°57 30 " से 14°59 30 " 
78° 47 10 " से 78° 48 00 " 

[ फा . सं. 4/3/ 99 खान -6 ] 

एस. पी. गुप्ता , संयुक्त सचिव 
3179 G1/ 2000 


MINISTRY OF MINES 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st November , 2000 

G .S. R . 886 (E ). — In exercise of thepowers conferred 
by sub - sections (2 ) and (4 ) of section 17 of theMines and 
____ Minerals ( Development and Regulation) Act , 1957 (67 

of 1957), the CentralGovernment, after consultation with 
the State Government of Andhra Pradesh , proposes to 
undertake regional exploration through the Geological 
Survey of India in respect of lead , zinc and copper in the 
State of Andhra Pradesh and declares that no 
reconnaissance permit or prospecting licencelor mining 
lease shall be granted till the 31st March , 2002 in 
Cuddapah District, lying within the boundary specified 
below:- -- 

Area to be reserved 
( A) Tippireddipalle block , 
Cuddapah district - 4 .375 sq. km. 
(B ) Tippireddipalle extension block , 
Cuddapah district - 5.95 sq. km. 
Areas demarcated by latitude and longitude 
( A ) 14° 54 10 " to 14°55 45 " 

78° 47 55 " to 78° 49 00 " 
( B ) 14°57 30 " to 14°59 30 " 
78° 47 10 " to 78° 48 00 " 

[ F. No. 4/3 /99- M. VI ) 
S. P. GUPTA, Jt. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i) ] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2000 
सा . का . नि . 887 ( अ ). -- खान और खनिज ( विकास और 
विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 17 की ठप 
धारा ( 2 ) और ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार, कर्नाटक राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के उपरांत , 
कर्नाटक राज्य में स्वर्ण के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम 
से क्षेत्रीय गवेषण आरम्भ करने का विचार रखती है और यह घोषणा 
करती है कि मण्डया जिले में नीचे विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर आने वाले 
क्षेत्र के लिए दिनांक 31 मार्च, 2002 तक कोई टोही परमिट अथवा 
पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा : 
आरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र 

बेल्लीबेट्टा क्षेत्र, के. आर . पैट शीष्ट बेल्ट , 

जिला मण्डया - 14.0 वर्ग कि . मी . 
अक्षांश और देशान्तर द्वारा सीमांकित क्षेत्र 
( क ) 12° 38 35 " : 76° 26 25 " 
( ख ) 12° 38 36 " : 76° 28 21 " 
( ग ) 12° 36 26 " : 76° 28 21 " 
( घ ) 12° 36 25 " : 76° 26 26 " 

[ फा . सं. 4 / 3799 खान -6 ]] 
एस . पी . गुप्ता , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st November , 2000 

G . S . R . 887 ( E ). - In exercise of the powers 
conferred by sub - sections (2 ) and (4 ) of section 17 of the 
Mines and Minerals (Development and Regulation ) Act, 
1957 (67 of 1957) , the Central Government , after 
consultation with the State Government of Karnataka, 
proposes to undertake regional exploration through the 
Geological Survey of India in respect of gold in the State 
of Karnataka and declares that no reconnaissance permit 
or prospecting licence or mining lease shall be granted 
till the 31st March , 2002 in Mandya district, lying within 
the boundry specified below : 

Area to be reserved 
Bellibetta area , K . R . Pet Schisht Belt , 
Mandya district 

-14.0 sq . km . 
Area demarcated by latitude and longitude 
( A) 12° 38 35 " : 76° 26 25 " 
( B ) 12°38 36 " : 76° 28 21 " 
( C ) 12° 36 26 " : 76° 28 21 " 
( D ) 12° 36 25 " : 76°26 26 " 

[ F. No. 4/3/ 99- M . VI ] 
S. P. GUPTA, Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 


